सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 कार्तिक , 1938 ( श०) 


संख्या - 807 राँची, मंगलवार, 


31 अक्टूबर , 2017 ( ई०) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 

- -- --- -- -- -- 

अधिसूचना 
30 अक्टूबर , 2017 


संख्या-09/नि० गो० -51/ 2016 - 5247-(09)/ रा.,-- श्री उज्जवल मिंज , तत्कालीन 
जिला अवर निबंधक , चास, बोकारो सम्प्रति जिला अवर निबंधक , सरायकेला- खरसावाँ 

द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत चास अंचल के मौजा तेतुलिया के गैर मजरूआ खाता 
संख्या - 59 , प्लॉट नं०-63, 144 , 311 एवं 184 कुल रकबा-4.11 एकड़ भूमि का 
निबंधन करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के कारण श्री मिंज को झारखण्ड 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 ( 1) 
( क ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 
2. श्री मिंज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जाएगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 31 अक्टूबर , 2017 


3. निलंबन अवधि में श्री मिंज का मुख्यालय उपायुक्त , पलामू का कार्यालय 
निर्धारित किया जाता है । 
4. निलंबन अवधि में श्री मिंज को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 96 के तहत 

मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा | 
5. श्री मिंज निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस को 
बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे । 


ह०/ 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 807-- 50 


